निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 पौष 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 11 ) पटना , वृहस्पतिवार , 3 जनवरी 2019 


निगरानी विभाग 
सूचना भवन, पटना । 


अधिसूचना 

31 दिसम्बर 2018 
सं० 1 / नि० वि० स्था० - 114 / 2018 - 4973 — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 56वीं से 59वीं संयुक्त 
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर उक्त आयोग के पत्रांक - 209 दिनांक 12.10. 2018 द्वारा “बिहार निगरानी अन्वेषण 
संवर्ग नियमावली, 2012 " के तहत स्वीकृत पदों के विरूद्ध पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित 
निम्नलिखित अभ्यर्थियों को निम्नांकित शर्तों के अधीन पे मेट्रिक्स वेतन स्तर – 9 ( रू0 53 , 100 -167800 ) में राज्य 
सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक के पद पर औपबंधिक रूप 
से नियुक्त किया जाता है : 


क्रमांक | अभ्यर्थी का नाम 


अनुक्रमांक 


स्थायी / पत्राचार का पता 


अभ्युक्ति 


1 


2 
| श्री अरूणोदय पाण्डेय , 


3 
161795 


आरक्षण 
कोटि 

5 
सामान्य 


निगरानी अन्वेषण 
ब्यूरो, पटना में 
योगदान देंगे । 


4 
| S / o Dinesh Kumar Pandey, 
Kendriya Vidyalaya Kankarbagh , 
P .O . - Lohiya Nagar , 
Kankarbagh , Patna 
Pin - 800020 
S / o Baidyanath Prasad , 
C /o Narbadeshwar Rai 
( Principal), 
Rambagh, P. P. Road , 
Near Tadka Nala , Buxar 
Pin - 802101 


श्री पवन कुमार 


445780 


सामान्य 


| निगरानी अन्वेषण 
ब्यूरो, पटना में 
योगदान देंगे । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 जनवरी 2019 


क्रमांक 


अभ्यर्थी का नाम । 


अनुक्रमांक 


स्थायी / पत्राचार का पता 


आरक्षण 
कोटि 


अभ्युक्ति 


3 


2 
| श्री सुजीत 
सागर 


कुमार 


245108 


सामान्य 


निगरानी अन्वेषण 
ब्यूरो , पटना में 
योगदान देंगे । 


____ 4 


| श्री समीर चन्द्र झा 


110898 


सामान्य 


| निगरानी अन्वेषण 
ब्यूरो , पटना में 
योगदान देंगे । 


| श्री चन्द्र भूषण 


503449 


सामान्य 


विशेष निगरानी 
इकाई , पटना में 
योगदान देंगे । 


कुमार | 


श्री विकास 
श्रीवास्तव 


347575 


सामान्य 


निगरानी अन्वेषण 
ब्यूरो, पटना में 
योगदान देंगे । 


श्री गौतम कृष्ण 


105611 


4 
S / o Shiv Shankar Prasad , 
(Advocate , Geetanjali Niwas), 
Near Dr. G .C . Sinha, 
Kiran Chandra Dey Road , 
New Barganda Giridih 
(Jhakhand ), 
Pin - 815301 
S/ o Pawan Kumar Jha , 
Type -2/1 , Mausam Colony , 
R . K . Puri, Thatipur, 
Gwalior (Madhya Pradesh ), 
Pin - 474011 
S / o Krishna Kumar Sinha , 
C / o Ajay Kumar Sinha, 
Sri Bhagwan Colony , 
Pir Baba Road , Near D .M . Kothi, 
Arah ( Bhojpur), 
Pin - 802301 
S / o Nagendra Prasad Srivastav , 
Village - Sikta Belwa , 
P. O . - Dainmarwa, 
P .S . - Ram Nagar, 
Distt. - West Champran 
( Betia ), Pin - 845401 
S /o Jay Krishna Bhindwar 
Raj Kumari Krishna Sadan 
( Bungla Per ), 
S .K . Vihar Colony, 
Beur Main Road , 
Distt. - Patna 
Pin - 800002 
S / o Shivjee Prasad , 
Bhawanipur Zirat, 
Infront-of Champaran 
Commercial Typing Institute , 

Ward No . - 21 , 
Motihari (East Champran ), 
Pin - 845401 
S / o Sri Gosai Sah, 
C / o Sri Shiv Kumar Sah, 
Block Supply Officer Office , 
Benipur, 
Distt. - Darbhanga , 
Pin - 847103 
S / o Sri Arvind Kumar 
C/ o Sri Birendra Kumar ( Retd . 
T . M .) , 
Mohalla - Chandpur Bela , 
G . P . O . Patna ., Distt . - Patna 
Pin - 800001 


पिछड़ा वर्ग निगरानी अन्वेषण 

ब्यूरो, पटना में 
योगदान देंगे । 


| श्री सुधीर कुमार 


124792 


अत्यन्त विशेष निगरानी 
पिछड़ा वर्ग | इकाई , पटना में 

योगदान देंगे । 


| श्री शिव कुमार साह 


348991 


अत्यन्त | निगरानी अन्वेषण 
पिछड़ा वर्ग | ब्यूरो, पटना में 

योगदान देंगे । 


10 


श्री आदित्य राज 


398411 


अनुसूचित | निगरानी अन्वेषण 
जाति ब्यूरो, पटना में 

योगदान देंगे । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 जनवरी 2019 


क्रमांक । अभ्यर्थी का नाम । 

अनुक्रमांक स्थायी / पत्राचार का पता 

आरक्षण अभ्युक्ति 

कोटि 
4 

5 
| श्री लव कुमार 

211861 S / o Sri Mahendra Chaudhary , अनुसूचित । विशेष निगरानी 
Ward No. - 02 , Circus 

जाति इकाई , पटना में 
Ground, Gosala Road , 

योगदान देंगे । 
P .O . - Punoara , 
Distt. - Sitamarhi 

Pin - 843302 
2. योगदान के समय उम्मीदवारों को निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा: 
( क ) दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र । 

चल - अचल सम्पत्ति की विवरणी । 
( ग ) पासपोर्ट साईज का दो अद्यतन फोटो । 
( घ ) असैनिक शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र । 

3. जाँच के क्रम में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्रों / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति 
में उनकी सेवा कभी भी बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जायेगी । साथ ही उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की 
जायेगी । 

4. बिहार पेंशन (संशोधन ) नियमावली द्वारा प्रतिपादित वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 1964 दिनांक 
31.08. 2005 एवं 768 दिनांक 03.07. 2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । 

5. अभ्यर्थियों / उम्मीदवारों को योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने - जाने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं 
होगा एवं निगरानी विभाग से फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्राप्त करना होगा । 

6. अनुशंसित अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रमाण - पत्र संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से 
सत्यापन के पश्चात् प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जायेगी । 

___ 7. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं । योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत 
करेंगे । अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्याग - पत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । 

8. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध 
करायी जा रही है, जिसे मूल रूप से संबंधित प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उनका योगदान स्वीकृत 
नहीं किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शिव शंकर दास, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 11 -57 1 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette .bih . nic.in 


